निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
( संo पटना 1000 ) पटना , सोमवार , 8 दिसम्बर 2014 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 दिसम्बर 2014 
सं0 15 / छोआ - नीति - 15 / 2012 - 3580 — बिहार छोआ (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 (बिहार अधिनियम 6 , 
1947) की धारा - 8 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी मिलों को देय नियंत्रित छोआ के मूल्य 
का समय समय पर निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार - राज्यपाल छोआ का मूल्य ₹ 287. 50 ( दो सौ 
सत्तासी रू0 पचास पैसे) प्रति क्वींटल निर्धारित करते हैं । 
2. यह मूल्य अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह, 

सरकार के सचिव । 
The 5th December 2014 
No . 15 /Choa -Niti - 15 /2012- 3580 — In exercise of the power conferred under the 
provision of section - 8 of the Bihar molasses ( control) Act 1947 the Governor of Bihar is 
pleased to fix the price for controlled molasses Rs. 287 .50 per quintal payable to Sugar 
Factories of Bihar Superseding earlier notifications issued on this behalf . 
The rate will be effective from the date of publication in the Gazette . 

By order of the Governor of Bihar, 
SANJAY KUMAR SINGH , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1000 -571 + 500-डी०टी०पी० । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


